निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 122 ) 


23 माघ 1934 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 12 फरवरी 2013 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

11 फरवरी 2013 
सं0 1 / स्थाo - राज ( लोक सूचना)- 40 / 12 - 280 — सूचना के अधिकार अधिनियम , 2005 के आलोक में श्री 
अरविन्द कुमार सिंह, नव प्रोन्नत भा0प्र0से0, तत्कालीन संयुक्त सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार , पटना 
का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप श्री जय सिंह , भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक , नगर विकास एवं 
आवास विभाग , बिहार, पटना को प्रथम अपीलीय प्राधिकार अभिहित ( Designate) किया जाता है । 

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
3. इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

डा0 राजीव कुमार , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 122 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


